निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


MARA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 माघ 1941 ( श ० ) 
( सं o पटना 82 ) पटना , सोमवार , 3 फरवरी 2020 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना -800001 


आदेश 


25 अक्टूबर 2019 
सं ० 1276 -- बाबा हरिगिरि धाम , ग्राम + पो 0 - गढ़पुरा , जिला - बेगुसराय की व्यवस्था हेतु पर्षदीय 
ज्ञापांक -2261, दिनांक 03.03.2014 के माध्यम से ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन 05 वर्ष के लिए किया 
गया था , जिसका कार्यकाल दिनांक 03.03.2019 को समाप्त हो गया है । न्यास समिति के सदस्यों द्वारा अपने 
प्रार्थना - पत्र दिनांक 05.02.2019 में उल्लेख किया गया है कि पिछले 05 वर्षों में मन्दिर के विकास के लिए 
निम्नलिखित कार्य किया गया है, सूर्य मन्दिर का निर्माण , अतिथिशाला में 10 कमरे का निर्माण , यज्ञ मंडप, निर्माण 
मन्दिर की सुरक्षा की दृष्टि से सी 0 सी 0 टी 0 वी 0 कैमरा एवं कंट्रोल कार्यालय एवं नये कमरों में बिजली वायरिंग का 
कार्य किया गया है तथा कथन किया कि वर्ष 2014-15 में बैंक में लगभग 03 लाख 74 हजार रुपया जमा था । 
पिछले 05 वर्षों में उपरोक्त कार्य में लगभग 48 लाख रुपया मन्दिर की आय से खर्च किया गया । 

संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014 में जो कमिटी का गठन किया गया कमिटी का 
कार्य संतोषजनक है, मन्दिर से होने वाली आय को मन्दिर के विकास कार्य में खर्च किया जा रहा है तथा पर्षद 
शूल्क भी वर्ष 2014 में 65 हजार रुपया दिया जाता था जो वर्तमान में एक लाख चालीस हजार रुपया दिया गया 
है । न्यास समिति के सदस्यों द्वारा आय –व्यय के संबंध में विभिन्न प्रायोजन हेतु राशि खर्च की जाती है । इसमें 
किसी प्रकार का संदेह प्रतीत नहीं होता है कि उपरोक्त परिस्थिति में वर्तमान कार्यरत न्यास समिति को अग्रीम 05 
वर्ष या अग्रीम आदेश, जो पहले हो , के लिए बढ़ाया जाता है तथा समिति का यह अधिकार होगा कि मन्दिर परिसर 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 


3 फरवरी 2020 


में स्थित दुकानों से किराया प्राप्त करेंगे तथा समिति के सदस्य दुकानदारों को बुलाकर प्रति 02 वर्ष में कुछ प्रतिशत 
किराया की वृद्धि करेंगी । 

पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक -2261, दिनांक 03.03.2014 में दिए गए योजना के अनुरूप सभी शर्ते यथावत् 


रहेगी । 


आदेश से , 
अखिलेश कुमार जैन, 

प्रशासक । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 82-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


